सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 748 


28 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , 

19 सितम्बर , 2016 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 
16 सितम्बर, 2016 


विषय :- 


राजस्व विभागीय संकल्प सं०- 1376 , दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की कंडिका -6 की उप कंडिका-(ii ) 
(b ) को संशोधित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व प्रशासनान्तर्गत सैरातो 
की बंदोबस्ती के निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में । 


संख्या- 12/पंचायती राज ( शक्ति प्रत्या०)-51/13- 5012 / रा०-- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 
अन्तर्गत सैरातों की बंदोबस्ती के निमित्त विभागीय संकल्प सं०- 1376, दिनांक 1 अप्रैल , 2015 द्वारा 
निम्नांकित व्यवस्था के तहत् शक्ति प्रत्यायोजित है : 
( a ) ग्राम पंचायत- 25, 000/- तक 
(b ) पंचायत समिति - 50 , 000 /- से 1, 00 , 000 /- तक 
( c) जिला परिषद- 1,00,000/- ऊपर 
2. उपरोक्त तालिका में 25, 000/- से 49 ,999/- तक की सैरातों की बंदोबस्ती हेतु सक्षम स्तर का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं रहने के कारण इसका प्रभावी रूप से अनुपालन कराने में कठिनाई हो रही थी , जिसके कारण 
विभागीय संकल्प संख्या- 1376 , दिनांक 1 अप्रैल , 2015 कंडिका - 6 की उप कंडिका - (ii) (b) को संशोधित करने 
की आवश्यकता महसूस की गई । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 19 सितम्बर , 2016 
3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2016 मद संख्या-08 में विभागीय संकल्प -1376 , दिनांक 
1 अप्रैल, 2015 की कंडिका-6 की उप कंडिका - (ii) ( b) में वर्णित सैरातों की बंदोबस्ती के सक्षम स्तर को 
संशोधित करते हुए निम्नांकित व्यवस्था के तहत् शक्ति प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है : 
( a) ग्राम पंचायत - 25 ,000/- तक 
(b ) पंचायत समिति- 25, 001/- से 1, 00 , 000 /- तक 
( c ) जिला परिषद- 1, 00 ,000 / - से ऊपर 
4. विभागीय संकल्प संख्या-1376 , दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को यथा संशोधित किया जाता है । 
5 . पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1376, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


धर्मेन्द्र पाण्डेय , 


सरकार के अपर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 748 - 50 | 


